रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3918 ] 
No. 3918 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


5887 GI / 2021 


- 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी.जी. डी . एल . -अ . - 20102021-230547 


CG - DL - E - 20102021-230547 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


, 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 14 , 2021 / आश्विन 22 , 1943 

NEW DELHI , THURSDAY , OCTOBER 14 , 2021 / ASVINA 22 , 1943 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 

( कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 13 अक्तूबर , 2021 

का.आ. 4265 ( अ ) . – विध्वंसक कीट एवं नाशीजीव अधिनियम , 1914 ( 1914 का 2 ) की धारा 3 की उप - धारा 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश , 2003 

में और संशोधन करने के लिए एतदुवारा , निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात : 

- 

1 . 

लघु शीर्ष और प्रारंभ - 


( 1 ) इस आदेश को पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) ( सातवाँ संशोधन ) 
आदेश 2021 कहा जाएगा । 


( 2 ) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा । 

2. अनुसूची VI में संशोधन - पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) , आदेश 2003 की अनुसूची VI में - 

( i ) पाम फलों से संबंधित क्रम संख्या 262 के सामने प्रविष्टि ( ii ) से संबंधित " मैलूस डामेस्टिका ( सेब ) के सामने कॉलम ( 2 ) 
के 
में और खपत के लिए ताजे फलों से संबंधित कॉलम ( 3 ) एवं मद ( ix ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद कॉलम ( 4 ) में 
क्रमश कॉलम ( 4 ) , ( 5 ) और ( 6 ) को अंत : स्थापित किया जाएगा अर्थात : 


( 1 ) 


2 


उद्गम देश 


( 4 ) 


( 4 ) 

( x ) यूनाईटेड किंगडम 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

( 5 ) 

( 6 ) 

पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में शामिल किए जाने आयात की विशेष शर्तें 
वाली अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाएं 

( 5 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निम्नलिखित से मुक्त : 

क . कीट 


1. अकुलस स्कैलचेन्थाली 

2. एडोक्सोफाइट्स ओराना 

3. एम्फीटेट्रानाइकस वेनेनेसिस 

4. अमेतास्तगिया ग्लबराटा 


5. एंथोनोमस पोमोरम 

6. आर्चिस पोडनस 

7. आर्चस रसाना 

8. शोरुतिस परियाना 

9. कोसुस कोसस 

10. कैडिया पोमेनेला 

11. पिपासा पद्धति 

12. फोरफिकुला ओरिकुलेरिया 

13. होप्लोकेम्पा टेस्टुडिनिया 

14. लेपिडोसैप्स उल्मी 

15. लोकॉप्टेरा मालिफ़ोलीला 

16. ऑपरोफ़ेरा ब्रुमाटा 

17. ऑर्थोसिया सेरासी 

18. महामारी सेरेसाना 

19. महामारी हेपराना 

20. पेरिदोमा सौसिया 


21. स्यूडोकोकस कैल्सोलारिया 

22. स्यूडोकोकस विबर्नी 

23. स्पीलोनेटा ओसेलाना 

ख . रोगज़नक़ 

24. वेंतुरिया असमानता 
25. वेंतुरिया पिराइना 


( 6 ) 

10 दिनों के लिए 0 ° C या उससे नीचे 
के आयात - पूर्व / मार्गस्थ शीत उपचार ; 

11 दिनों के लिए 0.55 ° C या उससे 
नीचे ; 12 दिनों के लिए 1.1 ° C या 
उससे नीचे । 


उपचार को मूल / पुनः निर्यात के देश में 
जारी किए गए पादप स्वच्छता प्रमाण 
पत्र पर समर्थन किया जाना चाहिए । 


[ फा . सं . 8-112 / 2020 - पीपी -11 ] 
प्रमोद कुमार मेहरदा , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : पौध संगरोध ( भारत के आयात का विनियमन ) , आदेश , 2003 को 18 नवम्बर , 2003 के का.आ. 1322 ( अ ) में 
प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी , 2004 के का.आ. 167 ( अ ) , 29 मार्च , 2004 के का.आ. 427 
( अ ) , 31 मई , 2004 के का.आ. 644 ( अ ) , 25 फरवरी , 2005 के का.आ. 263 ( अ ) , 31 मार्च , 2005 के का.आ. 462 ( अ ) , 
14 जुलाई , 2006 के का.आ. 1121 ( अ ) , 31 जुलाई , 2006 के का.आ. 1353 ( अ ) , 31 अक्टूबर , 2006 के का.आ. 1873 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

3 

( अ ) , 6 दिसम्बर , 2006 के का.आ. 2074 ( अ ) , 3 दिसम्बर , 2007 के का.आ. 2069 ( अ ) , 1 जनवरी , 2008 के का.आ. 3 
( अ ) , 8 दिसम्बर , 2008 के का.आ. 2847 ( अ ) , 15 दिसम्बर , 2008 के का.आ. 2888 ( अ ) , 9 सितम्बर , 2009 के का.आ. 
2286 ( अ ) , 16 सितम्बर , 2009 के का.आ. 2390 ( अ ) , 23 दिसम्बर , 2009 के का.आ. 3269 ( अ ) , 24 दिसम्बर , 2009 
के का.आ. 3298 ( अ ) , 21 अप्रैल , 2010 के का.आ. 907 ( अ ) , 27 अगस्त , 2010 के का.आ. 2095 ( अ ) , 15 सितम्बर , 
2010 के का.आ. 2284 ( अ ) , 11 अक्टूबर , 2010 के का.आ. 2516 ( अ ) , 4 नवम्बर , 2010 के का.आ. 2711 ( अ ) , 28 
दिसम्बर , 2010 के का.आ. 3052 ( अ ) , 28 अप्रैल , 2011 के का.आ. 887 ( अ ) , 21 दिसम्बर , 2011 के का.आ. 2845 
( अ ) , 17 फरवरी , 2012 के का.आ. 296 ( अ ) , 23 नवम्बर , 2012 के का.आ. 2775 ( अ ) , 21 मार्च , 2013 के का.आ. 
799 ( अ ) , 28 मई , 2013 के का.आ. 1378 ( अ ) , 14 जून , 2013 के का.आ. 1531 ( अ ) , 26 सितम्बर , 2013 के का.आ. 
2919 ( अ ) , 13 जून , 2014 के का.आ. 1508 ( अ ) , 27 जून , 2014 के का.आ. 1632 ( अ ) , 12 सितम्बर , 2014 के का.आ. 
2320 ( अ ) , 29 सितम्बर , 2014 के का.आ. 2542 ( अ ) , 11 नवम्बर , 2014 के का.आ. 2879 ( अ ) , 10 दिसम्बर , 2014 
के का.आ. 3114 ( अ ) , 26 मई , 2015 के का.आ. 1413 ( अ ) , 15 सितम्बर , 2015 के का.आ. 2496 ( अ ) , दिनांक 13 
जनवरी , 2016 के का.आ. 101 ( अ ) , 7 मार्च , 2016 के का.आ. 608 ( अ ) , दिनांक 25 मई , 2016 के का.आ. 1873 ( अ ) , 
दिनांक 20 जून , 2016 के का.आ. 2192 ( अ ) दिनांक 29 जून , 2016 के का.आ. 2248 ( अ ) , दिनांक 05 जुलाई , 2016 के 
का . आ . 2453 ( अ ) , दिनांक 5 अगस्त , 2016 के का.आ. 2614 ( अ ) एवं दिनांक 12 जनवरी , 2017 के का . आ . 264 ( अ ) , 
दिनांक 3 फरवरी , 2017 के का.आ. 364 ( अ . ) , दिनांक 27 अप्रैल , 2017 के का . आ . 1344 ( अ . ) , दिनांक 8.05.2017 के 
का.आ. 1475 ( अ ) , दिनांक 21.06.2017 के का.आ. 2019 ( अ ) , दिनांक 6.07.2017 के का.आ. 2152 ( अ ) , दिनांक 
23.08.2017 के का . आ . 2752 ( अ ) और दिनांक 06.10.2017 के का.आ. 3293 ( अ ) और दिनांक 7 नवम्बर , 2017 के 
का . आ . 3556 और दिनांक 27 दिसम्बर , 2017 के का.आ. 4082 ( अ ) तथा दिनांक 20 मार्च , 2018 के का.आ. 1248 
( अ ) , दिनांक 10 मई , 2018 के का.आ. 1873 ( अ ) , दिनांक 15 मई , 2018 के का.आ. 1930 , दिनांक 24 मई , 2018 के 
का.आ. 2059 ( अ ) , दिनांक 4 जून , 2018 के का.आ. 2286 ( अ ) , दिनांक 29 जून , 2018 के का.आ. 3194 ( अ ) , दिनांक 
10 जुलाई , 2018 के का.आ. 3392 ( अ ) और दिनांक 16 अगस्त , 2018 के का.आ. 3998 ( अ ) , दिनांक 3 अक्टूबर , 2018 
के का.आ. 5158 ( अ ) , दिनांक 22 नबंवर , 2018 के का.आ. 5830 ( अ ) , दिनांक 18 दिसम्बर , 2018 के का.आ. 6224 
( अ ) , दिनांक 19 फरवरी , 2019 के का.आ. 941 ( अ ) दिनांक 6 मई , 2019 के का.आ. 1728 ( अ ) , दिनांक 24 मई , 2019 
के का.आ. 1817 ( अ ) , दिनांक 11.06.2019 के का.आ. 1954 ( अ ) , दिनांक 15 जुलाई , 2019 के का.आ. सं . 2525 ( अ ) , 
दिनांक 18 जुलाई , 2019 के का.आ. सं . 2603 ( अ ) , दिनांक 29 अगस्त , 2019 के का.आ. सं . 3141 ( अ ) , दिनांक 1 
अक्तूबर , 2019 के का.आ. सं . 3594 ( अ ) , 24 अक्तूबर , 2019 के का . आ . सं . 3845 ( अ ) , दिनांक 8 नवंबर , 2019 के 
का.आ. सं . 4083 ( अ ) , दिनांक 21 दिसंबर , 2019 के का.आ. सं . 4615 ( अ ) , दिनांक 24 जनवरी , 2020 के का.आ. सं . 
352 ( अ ) , दिनांक 31 जनवरी , 2020 के का.आ. सं . 488 ( अ ) , 2 मार्च , 2020 के का . आ . सं . 953 ( अ ) , 27 अप्रैल , 2020 
के का . आ . सं . 1404 ( अ ) , 20 जुलाई , 2020 के का . आ . सं . 2390 ( अ ) और 14 अक्टूबर , 2020 के का . आ . सं . 3646 ( अ ) , 
दिनांक 17 नवंबर 2020 के का . आ . सं . 4243 ( अ ) और 10 फरवरी , 2021 के का . आ . सं . 681 ( अ ) और दिनांक 
07.04.2021 के का.आ.सं. 1491 ( अ ) और दिनांक 07.04.2021 के का.आ.सं .1491 ( अ ) , दिनांक 10.06.2021 के का . 
आ . सं . 2511 ( अ ) , दिनांक 10.06.2021 के का . आ . सं . 2512 ( अ ) के माध्यम से संशोधित किया गया । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
( Department of Agriculture , Cooperation and Farmers Welfare ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 13th October , 2021 

S.O. 4265 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 of the Destructive Insects 
and Pests Act 1914 ( 2 of 1914 ) , the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant 
Quarantine ( Regulation of Import into India ) Order , 2003 , namely : 

1. Short title and Commencement - 


( 1 ) This Order may be called the Plant Quarantine ( Regulation of Import into 
India ) ( Seventh Amendment ) Order , 2021 . 

( 2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 


4 

[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 

2. Amendment of Schedule VI - In the Schedule VI of the Plant Quarantine ( Regulation of Import into India ) Order , 
2003 - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( i ) Against serial number 262 , relating to Pome fruits , in column ( 2 ) against the entry ( ii ) regarding ‘ Malus 
domestica ( Apple ) ' , in column ( 3 ) regarding ' Fresh fruits for consumption , in column ( 4 ) after item ( ix ) and the 
entries relating thereto , the following entries in columns ( 4 ) , ( 5 ) and ( 6 ) shall respectively be inserted , namely : 


( 4 ) 

( x ) United Kingdom 


Free from : 


( 5 ) 


A. Insects 

1. Aculus schlechtendali 
2. Adoxophyes orana 
3.Amphitetranychus viennensis 
4. Ametastagia glabrata 

5. Anthonomus pomorum 
6. Archips podanus 
7.Archips rosana 
8. Choreutis pariana 
9.Cossus cossus 
10.Cydia pomonella 
11.Epiphyas postvittana 
12. Forficula auricularia 
13.Hoplocampa testudinea 
14.Lepidosaphes ulmi 
15.Leucoptera malifoliella 
16.Operophtera brumata 
17.Orthosia cerasi 
18.Pandemis cerasana 
19. Pandemis heparana 
20. Peridroma saucia 

21.Pseudococcus calceolariae 

22.Pseudococcus viburni 
23.Spilonota ocellana 


B.Pathogen 

24. Venturia inaequalis 
25.Venturia pyrina 


( 6 ) 

Pre - shipment / in - transit cold treatment at 
0 ° C or below for 10 days ; 0.55 ° C or below 
for 11 days ; 1.1 ° C or below for 12 days . 


The treatment should be endorsed on 
Phytosanitary certificate issued at the 
country of origin / re - export . 


[ F. No. 8-112 / 2020 - PP.11 ] 

PRAMOD KUMAR MEHERDA , Jt . Sccy . 

Note : The Plant Quarantine ( Regulation of Import into India ) Order , 2003 was published in the Gazette of India , vide , 
number S.O. 1322 ( E ) dated 18th November , 2003 , and subsequently amended vide number S.O.167 ( E ) , dated 6th 
February 2004 , S.O. 427 ( E ) , dated 29th March , 2004 , S.O. 644 ( E ) , dated 31st May 2004 , S.O. 263 ( E ) , dated 25th 
February 2005 , S.O. 462 ( E ) , dated 31st March 2005 , S.O. 1121 ( E ) , dated 14th July 2006 , S.O. 1353 ( E ) , dated 31st 
July 2006 , S.O. 1873 ( E ) , dated 31st October 2006 , S.O. 2074 ( E ) , dated 6th December 2006 , S.O. 2069 ( E ) , dated 3rd 
December , 2007 , S.O. 3 ( E ) , dated 1st January , 2008 , S.O. 2847 ( E ) , dated 8th December , 2008 , S.O. 2888 ( E ) , dated 
15th December , 2008 , S.O. 2286 ( E ) , dated 9th September , 2009 , S.O. 2390 ( E ) , dated 16th September , 2009 , S.O. 
3269 ( E ) , dated 23rd December , 2009 , S.O. 3298 ( E ) , dated 24th December , 2009 , S.O. 907 ( E ) , dated 21st April , 
2010 , S.O. 2095 ( E ) , dated 27th August , 2010 , S.O. 2284 ( E ) , dated 15th September , 2010 , S.O. 2516 ( E ) , dated 11th 
October , 2010 , S.O. 2711 ( E ) dated 4th November , 2010 , S.O. 3052 ( E ) dated 28th December , 2010 , S.O. 887 ( E ) 
dated 28th April , 2011 , S.O. No. 2845 ( E ) dated 21st December , 2011 , S.O. No.296 ( E ) dated 17th February , 2012 , 
S.O. 2775 ( E ) 23rd November , 2012 S.O.799 ( E ) dated 21st March , 2013 , S.O.1378 ( E ) dated 28th May , 2013 , 
S.O.1531 ( E ) dated 14th June , 2013 , S.O.2919 ( E ) dated 26th September , 2013 , S.O.1508 ( E ) dated 13th June , 2014 , 
S.O. No.1632 ( E ) dated 27th June , 2014 , S.O. No.2320 ( E ) dated 12th September , 2014 , S.O . No.2542 ( E ) dated 29th 
September , 2014 , S.O. No.2879 ( E ) dated 11th November , 2014 , S.O. No.3114 ( E ) dated 10th December , 2014 , S.O. 
No. 1413 ( E ) dated 26th May , 2015 , S.O. No. 2496 ( E ) dated 15th September , 2015 , S.O. No. 101 ( E ) dated 13th 
January , 2016 , S.O. No. 608 ( E ) dated 7th March , 2016 S.O. No.1873 ( E ) dated 25th May , 2016 , S.O. No.2192 ( E ) 
dated 20th June , 2016 , S.O. No. 2248 ( E ) dated 29th June , 2016 , S.O. No.2453 ( E ) dated 5th July , 2016 , S.O. 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

No.2614 ( E ) dated 5th August , 2016 and S.O. No.264 ( E ) dated 12th January , 2017 , S.O. No. 364 ( E ) dated 3rd 
February , 2017 , S.O. 1344 ( E ) dated 27th April , 2017 , S.O. 1475 ( E ) dated 8th May , 2017 , S.O. 2019 ( E ) dated 21st 
June , 2017 and S.O. 2152 ( E ) dated 6th July , 2017 and S.O. No. 2752 ( E ) dated 23rd August , 2017 , S.O. No. 3293 ( E ) 
dated 6th October , 2017 , S.O. No.3556 ( E ) dated 7th November , 2017 and S.O. No. 4082 ( E ) dated 27th December , 
2017 , S.O. No. 1248 ( E ) dated 20th March , 2018 , S.O. No. 1873 ( E ) dated 10th May , 2018 , S.O. No.1930 dated 15th 
May , 2018 , S.O. No. 2059 ( E ) dated 24th May , 2018 , S.O. No. 2286 ( E ) dated 4th June , 2018 and S.O. No. 3194 ( E ) 
dated 29th June , 2018 , S.O. No. 3392 ( E ) dated 10th July , 2018 , S.O. No. 3998 ( E ) dated 16th August , 2018 , S.O. No. 
5158 ( E ) dated 3rd October , 2018 and S.O. No. 5830 ( E ) dated 22nd November , 2018 and S.O. No. 6224 ( E ) dated 18th 
December , 2018 , S.O. No.941 ( E ) dated 19th February , 2019 and S.O. No. 1728 ( E ) dated 6th May , 2019 , S.O. No. 
1817 ( E ) dated 24th May , 2019 , S.O. No.1954 ( E ) dated 11.06.2019 and S.O. No 2525 ( E ) dated 15.7.2019 and S.O. 
No.2603 dated 18.7.2019 and S.O. No. 3141 ( E ) dated 29th August , 2019 S.O. No. 3594 ( E ) dated 1st October , 2019 , 
S.O. No. 3845 ( E ) dated 24th October , 2019 , S.O. No. 4083 ( E ) dated 8th November , 2019 and S.O. No.4615 dated 
21st December , 2019 , S.O. No. 352 ( E ) dated 24th January , 2020 , S.O. No. 488 ( E ) dated 31st January , 2020 , S.O. 
No. 953 ( E ) dated 2nd March , 2020 S.O. No. 1404 ( E ) dated 27th April , 2020. , S.O. No 2390 ( E ) dated 20th July , 2020 , 
S.O. NO . 3646 ( E ) dated 14th October , 2020 and S.O. NO . 4243 ( E ) dated 17th November , 2020 and S.O. No.681 ( E ) 
dated 10th February , 2021 and 1491 ( E ) dated 07.04.2021 S.O.No.1491 ( E ) dated 7th April , 2021 , S.O. No.2511 ( E ) 
dated 10th June , 2021 , S.O. No.2512 ( E ) dated 10th June , 2021 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


Digitally signed by SURENDER 

SURENDER 
MAHADASAM Date : 2021.10.20 16:09:16 + 05'30 ' 

MAHADASAM 


